रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 


Cur . . ru 


- Jav , 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


का 


The Gazette of India " ,, 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28 , 2000 / श्रावण 6 , 1922 
NEW DELHI, FRIDAY , JULY 28 , 2000 /SRAVANA 6 , 1922 


सं . 495 ] 
No. 495] 


श्रम मंत्रालय 
( बाल श्रम प्रकोष्ठ ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जुलाई , 2000 
का . आ . 700( अ ). - बाल श्रम ( प्रतिषेध व विनियमन ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 61 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित " प्रक्रियाओं " को शामिल करने के अपने आशय का तीन माह का नोटिस 
देती है , अर्थात् : 

उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग " ख " में " प्रक्रियाएं " शीर्षक के नीचे: 
( i) मद संख्या (11 ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, 

अर्थात् " भवन और निर्माण उद्योग , जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों को संसाधित ( प्रोसेसिंग ) करना और पालिश करना भी शामिल है " । 
( ii ) मद संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद संख्याएं और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी , अर्थात् :-- 

" (52 ) विद्युत - लेपन (इल्क्ट्रोप्लेटिंग) ; 
( 53 ) ग्रेफाइट पिसाई और सहायक प्रोसेसिंग; 
( 54 ) धातुओं की घिसाई करना अथवा चमकाना ; 
( 55 ) हीरा तराशना और पालिश करना ; 
(56 ) खानों से स्लेट निकालना; 
( 57 ) चिथड़े चुनना और मलबा साफ करना " । 

[ फाइल संख्या एस - 27012 /3/ 97 - बा . . ] 

चित्रा चोपड़ा, संयुक्त सचिव 
नोट : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 23 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 61 के तहत प्रकाशित की गई थी और उसमें पिछली 

बार दिनांक 27 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या 36 ( अ ) के तहत संशोधन किया गया । 


2070 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 11. — Ser 3 ( 11 )] 


MINISTRY OF LABOUR 

(Child Labour Cell) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th July , 2000 
S .O . 700 (E ). - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Child Labour (Prohibition and Regulation ) 
Act, 1986 (61 of 1986 ), the Central Government hereby gives three months notice of its intention to add the following 
process in the SCHEDULE to the said Act, namely : 

In the Schedule to the said Act in Part B under the heading “Processes" : 
(i) for the item number ( 11) and the entries relating thereto , the following item number and entries shall 

be substituted, namely : - " Building and Construction Industry, including processing and polishing of 

granite stones” ; 
(ii) after item number (51) and the entries relating thereto , the following item numbers and the entries 

shall be inserted , namely : 
“ (52) Electroplating ; 
(53 ) Graphite powdering and incidental processing; 
(54 ) Grinding or glazing of metals ; 
(55) Diamond cutting and polishing; 
(56 ) Extraction of slate from mines ; 
(57) Rag picking and scavenging” . 


[F. No . S -27012 /3 /97 - CL ] 

CHITRA CHOPRA, Jt. Secy. 
Note :- - The Principal Notification was published in the Gazette of India vide notification No. 61 dated the 23rd 

December, 1986 and last amended vide notification No. 36 ( E ) dated the 27th January, 1999 . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Rug Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 2000 . 


